रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


. 


A 


. . . 


. . . 


- 


- 


EF-- 


. 


. 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 16 , 2015 / माघ 27 , 1936 
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015 / MAGHA 27 , 1936 


सं . 364 ] 
No. 364 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015 
का . आ . 514( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत 
सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1128 ( अ ), तारीख 24 अप्रैल , 
2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा 
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 652.000 कि . मी . से 723. 000 कि . मी . और 14. 
585 कि . मी. ( काम्पटी - कन्हान बाइपास ) से 18.936 कि . मी . (नागपुर - हैदराबाद सेक्शन ) तथा 12. 000 कि . मी . से 
36. 000 कि . मी .(नागपुर - हैदराबाद सेक्शन ) तक के भूखण्ड का बाइपासों के निर्माण और पुनःसंरेखण सहित , यदि 
कोई हो , निर्माण ( चौड़ा करने), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का सार तारीख 
14 मई , 2014 को “ तरूण भारत ", " दैनिक भास्कर " और " दि हितवाद " सभी में प्रकाशित किया गया था ; 

__ और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को 
अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम 
की धारा 3घ की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


799 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (ii)] 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 7 के 652.000 कि . मी से 723.000 कि . मी तथा 14.585 कि . मी . ( कामठी - कन्हान 
बायपास ) से 18. 936 कि . मी . ( नागपुर – हैदराबाद सेक्शन ) और 12.00. कि . मी . से 36.00. कि . मी . (नागपुर - हैदराबाद सेक्शन ) के निर्माण के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना संहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षित विवरण 
क्रम जिले तहसील - गांव का सर्वेक्षण भूमि का भूमि की क्षेत्रफल हितबद्ध व्यक्ति का नाम 
संख्य | का नाम का नाम नाम संख्या प्रकार प्रकृति ( हे . में ) 


| 


| 


. 


1 
1 


2 
नागपुर । नागपुर 

( ग्रामीण) 


| 6 

7 

8 
(1 ) - 119 / 1 / ग | निजी । गैर कृषि 0 .73 पगारीया उज्वल पारसमल, एच. यु. एफ . 
कापसी 

भूमि 

तर्फे उज्वल पारसमल पगारीया, मे . 
( खुर्द ) 

पारस फुड तर्फे पार्टनर उल्हास 
पारसमल पगारीया एच. यु. एफ . तर्फे 

उमेश पारसमल पगारीया 
129 / 1 निजी । कृषि भूमि 0 .10 भारत पेट्रोलीयम कार्पोरेशन लिमिटेड 
बोरखेडी 

नागपुर 
129 / 2 | निजी । कृषि भूमि । 0 . 15 श्री राजेश कृष्णाजी लोडे, 

श्री निरज नंदलाल लाखोटीया 
__ 127 | निजी कृषि भूमि 0. 10 आय ओ. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर व एनर्जी 

सहीसेस लि . तर्फे श्री जाथावेदन 
नामपुथीरी तर्फे आ .मु . आनंद 

लक्ष्मीनारायण 
126 / 1 निजी कृषि भूमि 0.16 आय ओ. टी . इन्फ्रास्ट्रक्चर व एनर्जी 

सहीसेस लि . तर्फे श्री जाथावेदन 
नामपुथीरी तर्फे आ .मु. आनंद 

लक्ष्मीनारायण 
126 / 2 | निजी कृषि भूमि 0. 38 आय ओ. टी इन्फ्रास्ट्रक्चर व एनर्जी 

सहीसेस लि . तर्फे श्री जाथावेदन 
नामपुथीरी तर्फे आ.मु . आनंद 

लक्ष्मीनारायण 
___ 124 निजी कृषि भूमि । 0.02 आय ओ. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर व एनर्जी 

सहीसेस लि . तर्फे श्री जाथावेदन 
नामपुथीरी तर्फे आ .मु . आनंद 

लक्ष्मीनारायण 
___ 125 निजी कृषि भूमि 0.70 आय ओ. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर व एनर्जी 

सहीसेस लि . तर्फे श्री जाथावेदन 
नामपुथीरी तर्फे आ.मु . आनंद 

लक्ष्मीनारायण 
15 / 1 | निजी । कृषि भूमि | 0. 16 ढोके प्रविण मधूकर, श्री वैभव हरीदास 

बनकर, श्री सदार साहबसिंग हरीसिंग 

पहेलवान 
15 / 2 । निजी कृषि भूमि 0.19 सागर ललीत मोहनलालजी , 

श्री प्रेमलाल गणेशप्रसाद यादव 
14 / 2 | निजी । कृषि भूमि 0.07 मे. जे. के . ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन नागपुर 

तर्फे पार्टनर श्री गुरूगोविंदसिंग वल्द 

प्रितपालसिंग विज 
निजी । कृषि भूमि । 

0 .24 

जालान सौ . मधू पवनकुमार 
17 | निजी । कृषि भूमि । 0. 62 रेटर रत्नकांत राजाराम, सोंगाडे ज्योती 

ज . जयंतराव, काळे संध्या ज. जयराव, 
रेटर पल्लव अ. राजेंद्र , अ. पा . क . आई 

स्वाती, रेटर स्वाती वि . राजेंद्र 
( 3) तारसी निजी । कृषि भूमि 0 . 20 केवलरामानी ठाकूरदास धरमदास, 

गुलाब धरमदास, चंदीर धरमदास 
| निजी कृषि भूमि 0.07 इंद्रपीरकुमार जसपालसिंग अरनेजा, 

श्री गोपाल क्रिष्णा बलीप्रसाद अग्रवाल 
| निजी कृषि भूमि 0.35 श्री . विर कृष्णा कोटक 
101 । निजी कृषि भूमि । 0. 015 श्री अशोक लालचंद गुरूबक्षानी , 

श्री गीरीष लालचंद गुरूबक्षानी, 
सौ. आशा श्रीचंद कातुरीया, 

सौ . रजनी इंद्रकुमार नाथानी 
[ फा . सं. एनएचएआई / पीआईयू / एनजीपी / एनएच - 7 / 2014 ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


16 


[ TT II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th February, 2015 
S . O . 514 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S. O . 1128 (E ), dated the 24th April 2014 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , 
Section 3 , Sub -section (ii) and issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening ), maintenance, management and operation of National 
Highway No. 7 including construction of bypasses and realignment, if any , on the stretch of land from Km . 652 . 000 to 
Km . 723.000 . and Km 14 .585 (Kamptee -Kanhan Bypass ) to Km 18 .936 (Nagpur -Hyderabad Section ) and from 12 .000 
Km to 36 . 00 . Km (Nagpur-Hyderabad Section ) in Nagpur District, in the State ofMaharashtra ; 

And whereas, the substance of the said notification has been published in " Tarun Bharat" , " Dainik Bhaskar” 
and " The Hitvad ” all dated the 14th May , 2014 , under sub - section ( 3 ) of Section 3 A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the OfficialGazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


9 


Brief description of the land to be acquired ,with or without structure, falling with in the stretch of land from Km . 652 .000 to Km . 
723.000 and Km . 14 .585 (Kamptee -Kanhan Bypass) to Km . 18 .936 (Nagpur-Hyderabad Section ) & from Km . 12 .00 . to Km . 36 .00 . 

(Nagpur -Hyderabad Section ) of National Highway No. 7 in the State ofMaharashtra . 
Serial Name Name Name of Gat / Type Nature of Area Name of Land owner / Interested 
number of the of the the Village Survey of land in 

Persons 
district tehsil numberland | 

hectors 
1 2 3 4 

5 6 7 

8 
Nagpur | Nagpur (1 ) Kaspi 119 /1 /6 Private Non 

0 . 73 Pagariya Ujwal Parasmal, HUF 
(Rural) (Khurd ) 

Agriculture 

through Ujwal Parasmal Pagariya , 
M /s Paras Food through Partner 
Ulhas Parasmal Pagariya HUF 

through Umesh Parasmal Pagariya 
( 2 ) 

129/1 Private Agriculture 0. 10 Bharat Petrolium Carporation Limited 
Borkhedi 

Nagpur 
129 / 2 Private Agriculture 0 .1 Shri. Rajesh Krushnaji Lode , 

Shri. Niraj Nandlal Lakhotiya 
127 Private Agriculture 0 .10 I.O . T . Infrastructure and Energy 

Services Ltd . through 
Shri. Jathavedan Namputhiri through 
Power of Attorney Anand 

Laxminarayan 
126 / 1 Private Agriculture 0 . 16 I.O . T . Infrastructure and Energy 

Services Ltd . through 
Shri. Jathavedan Namputhiri through 
Power of Attorney Anand 

Laxminarayan 
126 /2 Private Agriculture 0 . 38 I. O . T . Infrastructure and Energy 

Services Ltd . through 
Shri. Jathavedan Namputhiri through 
Power of Attorney Anand 

Laxminarayan 
Private Agriculture 0 . 02 I.O . T . Infrastructure and Energy 

Services Ltd . through 
Shri. Jathavedan Namputhiri through 
Power of Attorney Anand 
Laxminarayan 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


125 


Private 


Agriculture 


0 .70 


Private 


Agriculture 


0 . 16 


Private 


Agriculture 


0 .19 


14 /2 


Private 


Agriculture 


0.07 


16 


17 


Private Agriculture 0 .24 
| Private | Agriculture | 0 .62 


I.O . T . Infrastructure and Energy 
Services Ltd . through 
Shri. Jathavedan Namputhiri through 
Power of Attorney Anand 
Laxminarayan 
Dhoke Pravin Madhukar , 
Shri. Vaibhav Haridas Bankar , 
Shri. Sadar Sahabsingh Harisingh 
Pahelwan 
Sagar Lalit Mohanlalji, Shri. Premlal 
Ganeshprasad Yadav 
M /s J.K . Transport Carporation 
Nagpur through Partner 
Shri. Gurugovindsingh S /o 
Pritpalsingh Veej 
Jalan Sau . Madhu Pawankumar 
Retar Ratnakant Rajaram , Songade 
Jyoti W / o Jaywantrao , Kale Sandhya 
W /o Jayrao , Retar Pallav Rajendra , 
Minor Guardian Mother Swati, Retar 
Swati Wd/o Rajendra 
Kewalramani Thakurdas Dharamdas , 
Gulab Dharamdas , Chandir 
Dharamdas 
Indrapeerkumar Jaspalsingh Arneja , 
Shri. Gopal Krishna Baliprasad 
Agrawal 
Shri. Veer Krushna Kotak 
Shri. Ashok Lalchand Gurubakshani, 
Shri. Girish Lalchand Gurubakshani, 
Sau . Asha Shrichand Katuriya , 
Sau . Rajani Indrakumar Nathani 


(3 ) Tarsi 


96 


Private 


Agriculture 


0. 20 


Private 


Agriculture 


0 .07 


| 100 

101 


| Private 

Private 


Agriculture 
Agriculture 


0 . 35 
0 .015 


[ F. No. NHAI/ PIU/NGP/ NH- 7/ 2014 ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


